HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 13,2022 (BHDR. 22,1944 SAKA) 725 


aI 
हरियाणा सरकार 
विकास तथा पंचायत विभाग 


अधिसूचना 
दिनांक 13 सितम्बर, 2022 


संख्या काग्आ० 74,/ह०अ० 11/1994 / धा० 209/2022— हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम, 1994 को आगे 
संशोधित करने के लिए नियमों का निम्नलिखित प्रारुप, जिसे हरियाणा के राज्यपाल, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 
(1994 का 11) की धारा 209 की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, बनाने 
का प्रस्ताव करते &, Var अधिनियम की धारा 209 की उपधारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित ऐसे व्यक्तियों की जानकारी के लिये, 
इसके द्वारा, प्रकाशित किया जाता है, जिनके इससे प्रभावित होने की सम्भावना है। 


इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से दस दिन की अवधि की 
समाप्ति पर या उसके पश्चात्‌ सरकार, नियमों के प्रारुप पर, ऐसे आशक्षेपों या सुझावों सहित, यदि कोई हो, जो अतिरिक्त मुख्य 
सचिव, हरियाणा सरकार, विकास तथा पंचायत विभाग, चण्डीगढ़ द्वारा प्रारुप नियमों के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार 
विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किये जायें, विचार करेगी। 


प्रारूप नियम 


1... ये नियम हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन (संशोधन) नियम, 2022, कहे जा सकते हैं। 

2. हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम, 1994 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, Gad नियम कहा गया है) में, नियम 5 में,- 
60) उप-नियम (4) में, “या पिछड़ा वर्ग” शब्दों का लोप किया जाएगा; 
Gi) उप-नियम (6) 4, “पिछड़े at” शब्दों के स्थान पर, “पिछड़ा वर्गों (ए)” शब्द प्रतिस्थापित किये जांएगे; 


(ii) उप-नियम (6) में, “ग्राम पंचायत के मामले में पिछड़ा वर्ग के लिये तथा पंचायत समिति और जिला परिषद्‌ के 
मामले में पिछड़ा वर्ग (ए)” शब्दों के स्थान पर, “पिछड़ा वर्ग (ए)” शब्द प्रतिस्थापित किये जांएगे; 


(iv) उप-नियम (7) में,- 


(क) खण्ड (क) में “मुख्यालय पर,” शब्दों के पश्चात्‌ "डरा ऑफ लॉटस से कम से कम सात दिन पूर्व” शब्द 
रखे जायेंगे; 


(ख) खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌:- 


“(ग) पंचायत के प्रत्येक स्तर पर ड्रॉ ऑफ dice के बाद, अनुसूचित जातियों, पिछड़ा वर्ग (ए) तथा 
महिलाओं के लिये इस प्रकार आरक्षित ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के वार्डों की 
सूची, उप-नियम (4) में यथावर्णित प्राधिकारी द्वारा उसके तुरन्त बाद प्रकाशित करवाई जाएगी |" | 
3. उक्त नियमों में, नियम 6 में,- 
(i) उप-नियम (8) में, खण्ड (2) तथा (3) का लोप किया जाएगा; 


Gi) उप-नियम (9) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌:- 
“9 उप-नियम () के अधीन विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों द्वारा कार्यवाहियां लिखित में लिपिबद्द और हस्ताक्षरित की 
जाएंगी। ड्रॉ ऑफ लॉटस का साक्ष्य करने वाले कम से कम दो निजि व्यक्तियों के उनके पते के साथ ऐसी 
कार्यवाहियों पर हस्ताक्षर तथा अंगूठे की छाप भी ली GGT |" | 


4. उक्त नियमों में, विद्यमान veo 4 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः- 


726 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 13, 2022 (BHDR. 22,1944 SAKA) 
“प्ररूप--4” 
(नियम 26) 
नामांकन पत्र 


पद का नाम - सरपंच /पंच / सदस्य पंचायत समिति / सदस्य जिला परिषद्‌ (टिक का निशान लगाएं) ग्राम पंचायत / पंचायत 
समिति / जिला परिषद्‌ का नाम ....................................५५०५«-न्‍न्‍«.-._न>.>>न++--न->-तनततततनिनितितन न नततितानितततनतनतति a Me te mele Ad tate ot 


वार्ड संख्या (पंच, ग्राम पंचायत तथा सदस्य पंचायत समिति/सदस्य जिला परिषद्‌ हेतु) ..........................०-०+7"_न____नननननानन- 
जग्मीदवार का नाम acces ce तप ai acc re 52% 5:00: ace ache eet cae oats ate uote neat 
पिता अथवा पति का नाम .....................................0०0०%0"े_ेन>--->>->+न_-++नतनततिततन न ell chal Male hal al eclacdeaate cta acd echt 
SEL न 23 [od | enema eer eran ter ieee Reenesermeeerterran rae ae manne Mere RCN Oe en Mee Mere eee 
TAT 2000 ४2 Re 258, 20726 0002 ale 28 eer alate A inne eta ashe et ee Ae ah 20120 0203 2 
मोबाईल संख्या .................... ई-मेल आईएडी0 ...........................................-----"#"0"#्न>-->>ञ >> ञततततत तप ल्‍न्‍ब++++++ 
इससे पूर्व लड़े गए चुनावों की संख्या, यदि कोई हो........................................०००००%०ं.ग.ननेवेेवेववननननिनननाननिननना RARE 


जहां उम्मीदवार अनुसूचित जाति /पिछडा वर्ग (क) का सदस्य है, तो वह विशेष जाति जिससे सम्बन्धित है:- 
क्षेत्र से सम्बन्धित निर्वाचन नामावली पर उम्मीदवार की संख्या on accccssscnssessnsssesnatnnsntnatnsnunsssnsnssenntnesinsentnasensnensnstansnesenae 
उम्मीदवार द्वारा घोषणा 
मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूँ /करती हूँ कि मैं सरपंच / पंच / सदस्य, पंचायत समिति /सदस्य, जिला परिषद्‌ के 
निर्वाचन के लिये उम्मीदवार के रूप में स्वयं नामांकित हो गया हूँ »हो गई हूँ। 
मैं आगे घोषणा करता हूँ करती हूँ कि मैं नीचे अभिकथित तथा हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का 11) 
की धारा 175 में दी गई कोई अयोग्यता नहीं रखता हूँ रखती हूँ। 


कोई भी व्यक्ति किसी ग्राम पंचायत का सरपंच अथवा पंच अथवा किसी पंचायत समिति अथवा जिला परिषद्‌ का सदस्य 
नहीं होगा अथवा इस रूप में नहीं बना रहेगा जो.- 
(क) इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व अथवा बाद में :- 
(i) जब तक उसको सिद्धदोषी से पांच वर्ष की अवधि अथवा ऐसी कम अवधि जो सरकार किसी विशिष्ट 
मामले में अनुज्ञात करे, बीत न गई हो, नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम, 1955 (1955 का केन्द्रीय 
अधिनियम 22) के अधीन किसी अपराध; अथवा 


Gi) जब तक उसकी नियुक्ति पांच वर्ष की अवधि अथवा ऐसी कम अवधि जो सरकार किसी विशिष्ट मामले 
में अनुज्ञात करे, बीत न गई हो, किसी अन्य अपराध का सिद्ध दोष न हो गया हो और कम से कम 
छः: मास के कारावास से alsa रहा हो; अथवा 


(ख) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित न्याय निर्णीत किया गया है; अथवा 
(ग) न्याय निर्णीत दिवालिया है और उन्मुक्ति प्राप्त न की हो; अथवा 
(घ) इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन किसी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद्‌ में अथवा 


पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम, 1952 (1953 का 4) तथा पंजाब पंचायत समिति अधिनियम, 1961 (1961 का 3) 
के अधीन इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व, किसी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद्‌ में उसके द्वारा 
धारित किसी पद से हटा दिया गया हो, और ऐसे हटाये जाने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि न बीत गई हो, 
जब तक वह राजपत्र में अधिसूचित किये गये सरकार के किसी आदेश द्वारा पद से ऐसे हटाये जाने के Hae 
उत्पन्न होने वाली अयोग्यताओ से निर्मुक्त न कर दिया गया हो; अथवा 


(ड) इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन पद धारण करने से अयोग्य हो गया हो और अवधि, जिसके लिये वह 
इस प्रकार अयोग्य हो गया हो, बीत न गई हो; अथवा 


(व) किसी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद्‌ में किसी वैतनिक पद अथवा लाभ का पद धारण 
करता है; अथवा 


HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 13,2022 (BHDR. 22,1944 SAKA) 727 


ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद्‌ के आदेश द्वारा किये गये किसी कार्य में स्वयं का या उसके 
भागीदार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई अंश या हित है; या 

किसी ग्राम पंचायत के किसी अधिकारी या सेवक से अग्रिम या उधार लिये गये धन के किसी संव्यवाहार में स्वयं 
का अथवा उसके भागीदार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई अंश या हित है; अथवा 


ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद्‌ या उसके अधीनस्थ कोई ग्राम पंचायत, पंचायत समिति 
अथवा जिला परिषद्‌ का उसके द्वारा देय किसी प्रकार का कोई बकाया अथवा इस अधिनियम के अध्यायों तथा 
उपबन्धों के अनुसार उससे वसूली योग्य कोई राशि, इस निमित बनाये गये नियमों के अनुसार उस पर तामील 
किये गये किसी नोटिस के पश्चात, तीन मास के भीतर भुगतान करने में असफल रहता है; अथवा 


सरकार का सेवक है अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण का सेवक है; अथवा 


स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर ली गई है; अथवा किसी विदेशी राज्य की सत्यनिष्ठा 
अथवा निष्ठा की किसी अभिस्वीकृति के अधीन है; अथवा 

इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्धों के अधीन अयोग्य है तथा अवधि, जिसके लिये वह इस प्रकार sara 
किया गया था बीत नहीं गई है; अथवा 


ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद्‌ के अधीन vee के लिये किसी अभिघृति का धारक, अभिधारी 
या पट्टाधारी है अथवा उसकी ओर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद्‌ के अधीन afta किसी 
gee या अभिघृति के किराये के बकाया है; अथवा 


निर्वाचन की तिथि से पूर्ववर्ती एक वर्ष की अवधि के दौरान ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद्‌ 
से सम्बन्धित भूमि या अन्य अचल सम्पति का अप्राधिकृत कब्जा है अथवा रखता है; अथवा 


सरपंच या पंच या पंचायत समिति अथवा किसी जिला परिषद्‌ का सदस्य होते हुये, नियमों के अधीन अनुज्ञात 
से अधिक नकदी हाथ में रखता है और विहित प्राधिकारी के किसी साधारण या विशेष आदेश के अनुसरण में, 
उसके द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रति वर्ष gate प्रतिशत की दर पर ब्याज सहित उसे जमा नहीं 
करवाता है; अथवा 


ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद्‌ का सरपंच या पंच अथवा कोई अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रधान या 
उप-प्रधान या सदस्य होते हुये, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद्‌ से सम्बन्धित अथवा उसमें 
निहित अभिलेख तथा पंजिया तथा अन्य सम्पति उसकी अभिरक्षा में है, तथा उसे विहित प्राधिकारी के किसी 
साधारण या विशेष आदेश के अनुसरण में, आदेश में विर्निदिष्ट समय के भीतर सौंप नहीं देता; अथवा 


इस सम्बन्ध में उचित प्राधिकार के बिना ग्राम पंचायत के विरूद्ध दावा मान लेता है; 


व्याख्या 4 :- 


नामांकन भरते समय मिथ्या जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करता है: 

परन्तु खण्ड (थ) तथा (द) के अधीन ऐसी निर्रहता छः वर्ष की अवधि के लिए होगी। 
कोई भी व्यक्ति खण्ड (छः) के अधीन किसी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद्‌ की सदस्यता 
के लिये केवल इस कारण से अयोग्य नहीं होगा कि ऐसा व्यक्ति :- 
किसी संयुक्त term कम्पनी में शेयर रखता है अथवा उस समय लागू किसी विधि के अधीन किसी पंजीकृत 
सोसायटी में कोई अंश या हित रखता है, जो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद्‌ में संविदा 
करेगा तथा उसके द्वारा अथवा उसके निमित नियोजित किया जायेगा; अथवा 


किसी समाचार पत्र में कोई शेयर या हित रखता है जिसमें किसी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला 
परिषद्‌ के कार्य कलापों के सम्बन्ध में कोई विज्ञापन प्रतिस्थापित किया जाये; अथवा 


किसी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद्‌ द्वारा या उसकी ओर से लिये गये किसी ऋण में 
किसी डिबेन्चर का धारक है या अन्यथा सम्बन्ध है; अथवा 


एक विधि व्यवसायी के रूप में किसी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद्‌ की ओर से व्यवसायिक 
रूप में लगा हुआ है; अथवा 


अचल सम्पति के किसी vee में, जिसमें उसके अपने मामले में किराये की राशि का अनुमोदन ग्राम पंचायत, 
पंचायत समिति अथवा जिला परिषद्‌ द्वारा किया गया है अथवा अचल सम्पति के विक्रय या क्रय में, अथवा ऐसे 
पट्टे, विक्रय या कय के किसी करार में, कोई शेयर अथवा हित रखता है; अथवा 


728 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 13,2022 (BHDR. 22,1944 SAKA) 


(च) किसी वस्तु के ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद्‌ को यदा-कदा किये जाने वाले विकय जिसमें 
वह नियमित रूप में व्यापार करता है, या किसी वस्तु का ग्राम पंचायत से क्रय में जिसका मूल्य दोनों में से 
किसी भी दशा में किसी वर्ष में एक हजार रुपये से अधिक नहीं होगा, शेयर या हित रखता है। 

व्याख्या 2 :- कोई भी व्यक्ति, यदि उसने उम्मीदवारों के नामांकन के लिये विहित दिन से पूर्व उपरोक्त खण्ड () में निर्दिष्ट 
बकाया राशि का भुगतान कर दिया है, तो अयोग्य नहीं समझा जायेगा। 


तिथि ......................... उम्मीदवार के हस्ताक्षर 


उम्मीदवार द्वारा घोषणा जो किसी अनुसूचित जाति, पिछडा वर्ग (ए) का सदस्य है 


मैं इसके द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं ..........................................- जाति का/की सदस्य हूँ. जो हरियाणा राज्य 
में अनुसूचित जाति / पिछड़ा वर्ग (ए) के रूप में घोषित की गई है। 


तविर्थि!: 5 तल: यरद कप 12 उम्मीदवार के हस्ताक्षर 


(रिटर्निंग अधिकारी द्वारा भरा जाना) 
सुपुर्दगी का प्रमाण पत्र 


क्रम SS sat 58 रक पद mer poacien cena asteaceson mi mnmiae anes यह नामांकन पत्र मुझे मेरे कार्यालय ......... 
पल जम aetna eae etean i nane Aare ace tesanmcbaemetas. a teceein al में (तिथि तथा समय) 
0202 ee ही eee erry Me eee Ee Teen earn rere tT tre सपुर्द किया गया है। 

विथि: sakes aalens रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर 


जांच का प्रमाण पत्र 


मैंने उम्मीदवार की पात्रता की जांच कर ली है और यह पाया है कि वह निर्वाचन के लिये खड़ा होने के योग्य है और इसलिये 
लता 5200 0000 नामांकन पत्र स्वीकार PRAT Bcc TT इस नामांकन पत्र की जांच की 
है और इसे निम्नलिखित कारणो से रद्द करता हूँ। 


तिथि .................. नामांकन पत्र की जांच करने वाले 
अधिकारी के हस्ताक्षर 


रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर 


अनिल मलिक, 
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, 
विकास तथा पंचायत विभाग | 


HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 13,2022 (BHDR. 22, 1944 SAKA) 729 


HARYANA GOVERNMENT 
DEVELOPMENT AND PANCHAYATS DEPARTMENT 
Notification 
The 13th September, 2022 


No. S.O. 74/H.A. 11/1994/S. 209/2022.— The following draft of the rules further to amend the Haryana 
Panchayati Raj Election Rules, 1994 which the Governor of Haryana proposes to make in exercise of the powers 
conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of section 209 of the Haryana Panchayati Raj Act, 1994 
(11 of 1994), are hereby published as required under sub-section (3) of section 209 of the said Act for the information 
of person likely to be affected thereby. 


Notice is hereby given that the draft of the rules shall be taken into consideration by the Government on or 
after the expiry of a period of ten days from the date of publication of this notice in the Official Gazette together with 
objections or suggestions, if any, which may be received by the Additional Chief Secretary to Government, Haryana, 
Development and Panchayats Department, Chandigarh from any person in respect of the draft of the rules before the 
expiry of the period so specified. 


DRAFT RULES 


1. These rules may be called the Haryana Panchayat Raj Election (Amendment) Rules, 2022. 


2. In the Haryana Panchayati Raj Election Rules, 1994 (hereinafter called the said rules), in rule 5,- 


(1) in sub-rule (4), after the words, “Scheduled Castes”, the words, “or Backward Classes” shall be 
omitted; 

(ii) in sub-rule (5), for the words, “Backward Classes”, the words “Backward Classes(A)” shall be 
substituted; 

(iii) in sub-rule (6), for the words, “Backward Classes in the case of Gram Panchayat and for Backward 
Classes (A) in the case of Panchayat Samiti and Zila Parishad”, the words “Backward Classes (A)” 
shall be substituted; 

(iv) in sub-rule (7)- 

(a) in clause (a), after the words, “publish a notice”, the words “at least seven days before the draw 
of lots” shall be inserted; 
(b) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:- 
“(c) After draw of lots at each level of Panchayat, the list wards of Gram Panchayats, Panchayat 
Samitis and Zila Parishads so reserved for Scheduled Castes, Backward Classes (A) and women 
shall be published thereafter immediately by the authority as mentioned in sub-rule (4) .”. 
3. In the said rules, in rule 6,- 
(1) in sub-rule (8), items (2) and (3) shall be omitted; 
(ii) — for sub-rule (9), the following sub-rule shall be substituted, namely:- 


“The proceedings shall be recorded in writing and signed by the authorities specified under 
sub-rule (5). Signature and thumb impression of at least two private persons along with their addresses 
witnessing the draw of lots shall also be obtained on such proceedings.”. 


4. In the said rules, for existing Form 4, the following Form shall be substituted, namely:- 


730 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 13,2022 (BHDR. 22,1944 SAKA) 
“FORM - 4 
(tule 26) 
NOMINATION PAPER 
Name of Post — Sarpanch/Panch/Member, Panchayat Samiti/Member, Zila Parishad (mark tick) 
Name of the Gram Panchayat/Panchayat Samiti/Zila Parishad 


Ward No (for Panch, Gram Panchayat and Member Panchayat Samiti/Zila Parishad) 


Name of candidate 


Father’s or Husband’s name 


Age Occupation 
Address 
Mobile No. E-mail Id 


Number of Election contested earlier, if any 


Where the candidate is a member of the Scheduled Caste/Backward Class-A, the particular caste to which the 
candidate belongs: 


Number of the candidate on the electoral roll pertaining to the area 


DECLARATION BY CANDIDATE 


I hereby declare that I have nominated myself as a candidate for the election of Sarpanch/Panch/Member, 
Panchayat Samiti/Member Zila Parishad. 


I further declare that I have not incurred any of the disqualifications, laid down as under and in section 175 of 
the Haryana Panchayati Raj Act, 1994 (11 of 1994). 


No person shall be a Sarpanch or a Panch of a Gram Panchayat or a member of a Panchayat Samiti or Zila 
Parishad or continue as such who- 


(a) has, whether before or after the commencement of the Act, been convicted,- 


(1) of an offence under the Protection of Civil Rights Act, 1955 (central Act 22 of 1955), unless a 
period of five years, or such lesser period as the Government may allow in any particular case, 
has_ elapsed since his conviction; or 


(ii) — of any other offence and been sentenced to imprisonment for not less than six months, unless a 
period of five years, or such lesser period as the Government may allow in any particular case, 
has elapsed since his release; or 


(b) has been abjudged by a competent Court to be of unsound mind; or 
(c) has been abjudicated an insolvent and has not obtained his discharge; or 


(d) 1438 been removed from any office held by him in a Gram Panchayat, Panchayat Samiti or Zila Parishad 
under any provision of the Act or in a Gram Panchayat, Panchayat Samiti or Zila Parishad before the 
commencement of the Act under the Punjab Gram Panchayat Act, 1952 (4 of 1953) and Punjab 
Panchayat Samiti Act, 1961 (3 of 1961), and a period of five years has not elapsed from the date of 
such removal, unless he has, by an order of the Government notified in the Official Gazette been 
relieved from the dis-qualifications arising on account of such removal from office; or 


(e) 1935 been disqualified from holding office under any provision of the Act and period for which he was 
so disqualified has not elapsed; or 


(f) holds any salaried office or office of profit in any Gram Panachayat, Panchayat Samiti or Zila Parishad; 


(g) 


(1) 


(i) 


() 
(0) 


(1) 


(m) 


(n) 


(0) 


(p) 


(q) 
(r) 


HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 13, 2022 (BHDR. 22,1944 SAKA) 731 


has directly or indirectly, by himself or his partner any share or interest in any work done by order of 
the Gram Panchayat, Panchayat Samiti or Zila Parishad; 


has directly or indirectly, by himself or his partner share or interest in any transaction of money 
advanced or borrowed from any officer or servant or any Gram Panchayat; or 


fails to pay any arrears of any kind due by him to the Gram Panchayat, Panchayat Samiti or Zila 
Parishad or any Gram Panchayat, Panchayat Samiti or Zila Parishad subordinate thereto or any sum 
recoverable from him in accordance with the provisions of the Act, within three months after a special 
notice in accordance with the rules made in this behalf has been served upon him; 


is servant of Government or a servant of any Local Authority; or 


has voluntarily acquired the citizenship of a Foreign State or is under any acknowledgement of 
allegiance or adherence to a Foreign State; or 


is disqualified under any other provision of this Act and the period for which he was so disqualified has 
not elapsed; or 


is a tenant or lessee holding a lease under the Gram Panchayat , Panchayat Samiti or Zila Parishad or is 
in arrears of rent of any lease or tenancy held under the Gram Panchayat, Panchayat Samiti or Zila 
Parishad; or 


is or has been during the period of one year preceeding the date of election, in unauthorized possession 
of land or other immovable property belonging to the Gram Panchayat, Panchayat Samiti or Zila 
Parishad; or 


being a Sarpanch or Panch or a member of Panchayat Samiti or a Zila Parishad has cash in hand in 
excess of that permitted under the rules and does not deposit the same alongwith interest at the rate of 
twenty one percentum per year in pursuance of a general or special order of the prescribed authority 
within the time specified by it; or 


being a Sarpanch or Panch or a Chairman, Vice-Chairman or Member, President or vice President or 
member of Panchayat Samiti or Zila Parishad has in his custody prescribed records and registers and 
other property belonging to, or vested in, Gram Panchayat, Panchayat Samiti or Zila Parishad and does 
not hand over the same in pursuance of a general or special order of the prescribed authority within the 
time specified in the order; 


admits the claim against Gram Panchayat without proper authorization in this regard; 
furnishes a false caste certificate at the time of filing nomination: 


Provided that the disqualifications under clauses (q) and (r) shall be for a period of six years. 


Explanation 1.- A person shall not be disqualified under clause (g) for membership of a Gram Panchayat, Panchayat 


(a) 


(b) 


(०) 


Samiti or Zila Parishad by reason only of such person — 


having share in any joint stock company or a share or interest in any society registered under any law 
for the time being in force which shall contract with or be employed by or on behalf of Gram 
Panchayat, Panchayat Samiti or Zila Parishad; or 


having a share or interest in any newspaper in which any advertisement relating to the affairs of a Gram 
Panchayat, Panchayat Samiti or Zila Parishad may be inserted; or 


holding a debenture or being otherwise concerned in any loan raised by or on behalf of any Gram 
Panchayat, Panchayat Samiti or Zila Parishad; or 


being professionally engaged on behalf of any Gram Panchayat, Panchayat Samiti or Zila Parishad as a 
Legal Practitioner; or 


having any share or interest in any lease of immovable property in which the amount of rent has been 
approved by the Gram Panchayat, Panchayat Samiti or Zila Parishad in its own case or in any sale or 
purchase of immovable property or in any agreement for such lease, sale or purchase; or 


Having a share or interest in the occasional sale to the Gram Panchayat, Panchayat Samiti or Zila 
Parishad of any article in which he regularly trades or in the purchase from the Gram Panchayat of any 
article to a value in either case not exceeding in any year one thousand rupees. 


732 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 13,2022 (BHDR. 22,1944 SAKA) 


Explanation 2.- A person shall not be deemed to be disqualified if he has paid the arrears or the sum referred to in 
clause (1) of this sub-section prior to the day prescribed for the nomination of candidates. 


Signature of Candidate 


DECLARARTION BY A CANDIDATE WHO IS A MEMBER OF ANY SCHEDULED 
CASTE/BACKWARD CLASSES (A) 


I do hereby declare that I am a member of the caste which has been declared to be 
Scheduled Caste/Backward Classes (A) in the State of Haryana 


Date Signature of Candidate 


(to be filled in by Returning Officer) 
CERTIFICATE OF DELIVERY 


Serial No. 

This nomination paper was delivered to me at my office at (date 
and hour). 

Date Signature of Returning Officer 


CERTIFICATE OF SCRUTINY 
I have scrutinized the eligibility of the candidate and find that he/she is qualified to stand for election, and I, 
therefore, accept the nomination 


I have scrutinized this information and reject it for the following reasons. 


Date Signature of Officer Scrutinising 
the nomination paper. 


The election symbol assigned to the candidate is 


Signature of Returning Officer 


ANIL MALIK, 
Additional Chief Secretary to Government, Haryana, 
Development and Panchayat Department. 


9880—L.R.—H.G_P., Pkl. 


